रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/99 


REGD. NO . D. L.- 33004/ 99 


DOTOIN 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग III - खण्ड 4 
PART III — Section 4 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं. 404] 
No. 404] 


नई दिल्ली , सोमवार , नवम्बर 18 , 2019 / कार्तिक 27 , 1941 
NEW DELHI, MONDAY , NOVEMBER 18 , 2019 /KARTIKA 27 , 1941 


भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान 
( संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 14 नवम्बर, 2019 
सं. 13 - सी . ए. (परीक्षा) / नवंबर / 2019 / III . - इंस्टीट्यूट की अधिसूचना सं0 नं0 13 – सी0ए0 ( परीक्षा) / नवंबर / 2019 
दिनांक 16 अगस्त 2019 में आंशिक संशोधन करते हुए यह अधिसूचित किया जाता है कि , सी0ए0 फाउण्डेशन परीक्षा, प्रश्न पत्र - 1, 
फाइनल परीक्षा ( पुरानी एवं नयी स्कीम ) प्रश्न पत्र – 5, आइ. आर . एम , प्रश्न पत्र - 1, आइ. एन टी टी - ए- टी , प्रश्न पत्र - 1, और 
इण्टरमीडिएट / इण्टरमीडिएट ( आइपीसी) प्रश्न पत्र – 5 की परीक्षाएं जो कि पूर्व अधिसूचित तिथियों 9 नवंबर 2019 एवं 11 नवंबर 
2019 पर स्थगित कर दी गयी थीं , अब कथित प्रश्न पत्रों की कथित परीक्षाएं 19 नवंबर 2019 (पूर्व अधिसूचित 9 नवंबर 2019) एवं 
20 नवंबर 2019 (पूर्व अधिसूचित 11 नवंबर 2019 ) को अधोलिखित विवरणानुसार आयोजित की जाएंगी । 


परीक्षा एवं प्रश्न पत्र 


पूर्व अधिसूचित तिथि पुनः अधिसूचित तिथि 


प्रैक्टिस आफ 


9 नवम्बर 2019 


19 नवम्बर 2019 


फाउण्डेशन परीक्षा, प्रश्न पत्र -1 प्रिंसिपल्स एण्ड 
एकाउन्टिंग 


( शनिवार) 


(मंगलवार) 


फाइनल ( पुरानी स्कीम ) परीक्षा, ग्रुप - II, प्रश्न पत्र – 5 


एडवांस्ड मैनेजमेंट एकाउन्टिंग 


फाइनल ( नयी स्कीम), परीक्षा, ग्रुप - II, प्रश्न पत्र - 5 


स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एण्ड परफॉरमेंस इवैलुएशन 


इंस्योरेंस एण्ड रिस्क मैनेजमेंट ( आइ - आर- एम ) टेक्निकल परीक्षा, 
प्रश्न पत्र - 1, माड्यूल - 1 प्रिंसिपल्स एण्ड प्रैक्टिस आफ इंस्योरेंस 
इण्टरनेशनल टैक्सेशन -एसेसमेंट टेस्ट आइ . एन टी -टी - ए- टी, प्रश्न पत्र - 1 , 
ट्रांसफर प्राइसिंग 


5930 GI/ 2019 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART III - SEC . 4 ] 


11 नवम्बर 2019 


20 नवम्बर 2019 


इण्टरमीडिएट ( आइपीसी) (पुरानी स्कीम ) परीक्षा, ग्रुप - II, प्रश्न पत्र - 5 
एडवांस्ड एकाउन्टिंग 


( सोमवार) 


( बुधवार) 


इण्टरमीडिएट (नयी स्कीम), परीक्षा, ग्रुप - II, प्रश्न पत्र - 5 एडवांस्ड 
एकाउन्टिंग 


यह भी स्पष्ट किया जाता है कि , अन्य समस्त परीक्षाओं के संबंध में अधिसूचना सं0, नं0 13 – सी0ए0 (परीक्षा) / नवंबर / 2019 
दिनांक 16 अगस्त 2019 द्वारा अधिसूचित एवं दिनांक 10.11. 2019 द्वारा www.icai. org पर उपलब्ध घोषणा द्वारा पूर्व 
अधिसूचित परीक्षा कार्यक्रम अपरिवर्तित रहेंगे । परीक्षाएं पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर पूर्व निर्धारित समयानुसार अर्थात दोपहर 2.00 
बजे से सांय 5.00 बजे तक आयोजित की जाएंगी । पूर्व निर्गत प्रवेशपत्र नयी परीक्षा तिथियों के लिए मान्य रहेंगे । 


परीक्षार्थियों को सलाह दी जाती है कि , वे उपरोक्त परिवर्तनों को ध्यान में रखें और इंस्टीट्यूट की वेबसाइट www.icai. org 
नियमित रुप से देखते रहें । 


राकेश सहगल, कार्यवाहक सचिव 


[ विज्ञापन III / 4 / असा. / 295 / 19 ] 


THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA 


[ Set up by an Act of Parliament ] 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 14th November, 2019 
No. 13 -CA( Exam)/ N/ 2019/ III . In partial modification of the Institute s Notification No. 13 
CA( Exam)/ N/2019 dated 16th August, 2019, it is notified that the Foundation, Paper 1, Final Examination { Old as well 
as New Scheme }, Paper 5 , IRM, Paper 1, INTT – AT , Paper 1, Intermediate / Intermediate (IPC ), Paper - 5 which were 
postponed from the extant notified dates of 9th November 2019 and 11th November 2019 , the said examinations in the 
said paper(s ) shall now be held on 19th November 2019 ( for earlier scheduled papers on 9th November 2019 ) and 20th 
November 2019 (for earlier scheduled papers on 11th November 2019 ) and as detailed below . 
Examination & Paper 

Previous Notified Rescheduled Date 

Date 


9th November 2019 


19th November 2019 


(Saturday ) 


(Tuesday ) 


Foundation , Paper – 1, Principles and Practices of Accounting. 
Final { Old Scheme } Examination, ( Group II), Paper - 5, Advanced 
Management Accounting . 
Final { New Scheme } Examination, ( Group II), Paper - 5 Strategic Cost 
Management and Performance Evaluation . 


Insurance and Risk Management (IRM ) Technical Examination, 
Paper – 1, Module I, Principles and Practice of Insurance. 


International Taxation - Assessment Test (INTT - AT), Paper - 1 , 
International Tax – Transfer Pricing . 


| 20th November 2019 


Intermediate (IPC ) {Old Scheme } Examination , (Group II ), Paper – 5 , 
Advanced Accounting . 


11th November 

2019 


(Monday ) 


(Wednesday) 


Intermediate { New Scheme } Examination, ( Group II ), Paper - 5 , 
Advanced Accounting . 


[ YTT III - 005 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


It is also clarified that the schedule of other examinations notified vide Notification No. 13 -CA (Exam )/N /2019 dated 16th 
August, 2019 in respect of all other papers shall remain the same as per ICAI s notification of 16th August, 2019 and as 
already notified in ICAI s announcement of 10 - 11- 2019 as available at www .icai .org. The examinations shall be carried 
out at the same examination centres and at the same timing( s) i.e . 2 PM to 5 PM (IST). The admit card already issued 
shall be valid for appearance in the examinations on new dates . 


Candidates are advised to take note of the above changes and regularly access the Institute s website i.e. www . icai.org 
for further updates. 


RAKESH SEHGAL , Acting Secy . 

[ADVT.- III/4/Exty./295/19] 


Uploaded by Dle of pinangana og er en Pro,Ring Road Mapanese,New Delhi:10 mest 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054. 


MANOJ 
KUMAR 
VERMA 


Digitally signed 
by MANOJ 
KUMAR VERMA 
Date: 2019.11.18 
19:42:41 +05 30 


